निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 29 आषाढ़ 1939 ( श ) 
( सं0 पटना 644 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 जुलाई 2017 


- 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 जुलाई 2017 
सं0 15 / बि0स0से0 - 02 - 02 / 2008 - सा0प्र0 - 8896 — बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम , 2007 (बिहार 
अधिनियम , 03, 2008 ) की धारा - 19 (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार सचिवालय सेवा 
नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है : 

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ । - (1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय सेवा ( संशोधन) नियमावली, 2017 कही 
जा सकेगी । 

(2 ) यह बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के प्रवृत होने की तिथि दिनांक 25. 02. 2010 से प्रवृत होगा । 

2. बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम - 10 के उप -नियम (1) का प्रतिस्थापन । - उक्त 
नियमावली, 2010 के नियम - 10 के उप - नियम (1 ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 

"(1 ) सेवा के प्रत्येक ग्रेड के पद पर दी गयी प्रोन्नति , आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 

परन्तु संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा , तत्समय प्रवृत्त नियमों / प्रावधानों के आलोक में , संभावित रिक्तियों के 
विरुद्ध, प्रोन्नति - योग्य सेवा के सदस्यों का अग्रिम पैनल तैयार रखेंगे, जिससे कि जब भविष्य में रिक्ति उपलब्ध हो जाय 
तो , प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत किया जा सके । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दया निधान पाण्डेय , 

सरकार के अपर सचिव । 

19 जुलाई 2017 
सं0 15 / बि0स0से0 - 02 - 02 / 2008 - सा0प्र0 - 8897 - अधिसूचना संख्या - 8896 दिनांक 19.07.2017 का 
निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत – संविधान 
के अनुच्छेद 348 के खंड( 3 ) के अधीन अँगरेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दया निधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


PER JGTC (37HTERUT) , 20 fails 2017 

The 19 July 2017 
No. 15 / B . S . S .-02 - 02 /2008GAD 8896 — In exercise of powers conferred by Section 19 ( 1 ) 
of the Bihar Secretariat Service Act, 2007 (Bihar Act 3 , 2008 ) State Government makes 
following Rules to amend the Bihar Secretariat Service Rules, 2010 . 

1. Short title , extent & commencement. - ( 1) These Rules may be called “ Bihar 
Secretariat Service (Amendment) Rules. 2017 . 

(2 ) It shall come into force with effect from 25 .02 . 2010 , the date on which Bihar 
Secretariat Service Rules, 2010 came into force . 

2 . Substitution of sub rule - (i) of Rule 10 of Bihar Secretariat Service Rules , 
2010 . - The Sub -Rule ( 1 ) of the Rule 10 of said Rules will be substituted in following 
manner: 

" ( 1) The promotion given to the post of each grade of this service will be effective 
from the date of issuance of the order, 

Provided that the cadre controlling authority will keep ready an advance panel of 
suitable candidates against the probable vacancy , in the light of Rules/provisions for the 
time being in force, so that order relating to promotion may be issued when the vacancies 
become available in future." 

By order of the Governor of Bihar, 

Daya Nidhan Pandey , 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
TOER JGIC (31HTERUT) 644 - 571 + 10 - godogtol 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


